रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDNo. D.L - 33002/99 


दिल्लीराजपन 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं. 281 
No. 28 ] 


दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 16 , 2012 / माघ 27 , 1933 
DELHI , THURSDAY, FEBRUARY 16, 2012/ MAGHA 27, 1933 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 286 

[ N. C.T. D . No. 286 


- 


ana. 


- 


%3DP 


भाग -- IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह ( पुलिस - II ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 16 फरवरी, 2012 
सं. फा . 20 / 4/ 2003 / गु.पु.-II / 846 . - जबकि श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी मार्ग पर निर्मित नोन - मोटोराइज्ड व्हीकल्स लेन जो कि केवल 
नोन - मोटोराइज्ड व्हीकल्स के परिचालन हेतु निर्मित की गई है , पर 
मोटर वाहनों के चलने के कारण नोन - मोटोराइज्ड व्हीकल्स प्रयोगकर्ताओं 
की जान को खतरा उत्पन्न हो रहा है । 

और जबकि , श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर सड़क प्रयोगकर्ताओं - 
की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के मोटोराइज्ड 
और नोन - मोटोराइज्ड व्हीकल्स के परिचालन को निर्धारित लेन के 
द्वारा नियंत्रित किया जाना आवश्यक है । 

___ अतः मैं , डॉ . अजीत कुमार सिंगला, उपायुक्त पुलिस , यातायात 
( मुख्यालय ) दिल्ली , रूल्स ऑफ दी रोड रेगुलेशन , 1989 के रूल 
22 ( मोटर वाहन अधिनियम , 1989 की धारा 118 की तहत केन्द्र 
सरकार द्वारा निर्मित ) एवं दिल्ली मोटर वाहन नियम , 1993 के नियम 
111 के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर निर्मित नोन - मोटोराइज्ड । 
व्हीकल्स लेन पर सभी प्रकार के मोटर वाहनों के प्रवेश एवं परिचालन 
को अगले आदेश तक प्रतिबंधित करता हूँ । 

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों 
512 DG/ 2012 


दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई 
जाएगी । 

संबंधित सड़क रख -रखाव नागरिक निकाय / प्राधिकरण जन 
साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग 
पर आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए 
लगाएंगे । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 16 - 2 - 2012 
को जारी किया गया । 
डॉ. अजीत कुमार सिंगला , उपायुक्त पुलिस : 

यातायात मुख्यालय 
HOME (POLICE- I ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 
Delhi, the 16th February, 2012 
No. F. 20 /4 /2003 /HP-II/846 . - - Whereas, unregulated 
plying of motorized vehicles in the NMV lanes on 
Shyama Prasad Mukherjee Marg meant only for plying of 
Non -Motorized Vehicles is endangering the life of 
Non- Motorized Vehicle users . 

And whereas, it is necessary to regulate the 
movement and plying of all kind ofmotorized and non 
motorized vehicles through a designated lane on Shyama 
Prasad Mukherjee Marg for the safety of road users. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- ~-सदस्य 


. Now, therefore, I, Dr. Ajit Kumar Singla, Deputy 
Commissioner of Police , Traffic , Headquarters under the 
provisions of Rule 22 of Rules of the Road Regulations, 
1989 ( framed by Central Government under the powers 
conferred by Section 118 of Motor Vehicles Act, 1989) 
read with Rule 111 of DelhiMotor Vehicles Rules, 1993 
hereby prohibit and restrict the entry and plying ofall kinds 
ofmotorized vehicles on NMV lanes on Shyama Prasad 
Mukherjee Marg till further orders. 

This order shall be published for the information of 
the general public in the official gazette and by affixing a 
copy on the notice boardsofthe office of all District Deputy 
Commissioners of Police and all Police Stations in Delhi 
New Delhi. 

The concerned civic agency maintaining the road 
shall erect the corresponding informatory signboards 
indicating the lane designated for plying of Non Motorized 
Vehicles on Shyama Prasad Mukherjee Marg for the 
guidance and convenience of all concerned . 

This order shallcome into force with immediate effect. 

Given under my hand and seal of this office 
on 16- 02 - 2012. 
Dr. AJIT KUMAR SINGLA ,Dy. Commissioner 

of Police : Traffic Hdqrs. 
विकास विभाग 
( कृषि विपणन निदेशालय ) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 16 फरवरी, 2012 
सं . 8( 36) / 2010 - डीएएम / एम आर / 478.-.- दिल्ली कृषि 
उत्पाद विपणन ( विनियमन ) अधिनियम , 1998 ( 1999 का दिल्ली 
अधिनियम सं . 7 ) की धारा 27 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , 
एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति , 
राष्ट्रीय महत्व की मंडी , आजादपुर, दिल्ली के सदस्य नामित करते हैं , 
अर्थात : 
( क ) व्यापारी और कमीशन एजेंट 
१. श्री सुरेन्द्र बाबू बुद्धिराजा , 

- सदस्य 
सी - 584, गली नं . 7 , मजलिस पार्क , 
दिल्ली - 33 
2. श्री अनिल मलहोत्रा , 

— सदस्य 
1464 - 1465 , पंजाबी मौहल्ला, 

सब्जी मंडी, दिल्ली 
3. श्री महेन्द्र कुमार , 

- --- सदस्य 
बी - 3,पंचवटी , आजादपुर , दिल्ली 
( ख ) दिल्ली कृषि विपणन परिषद् के प्रतिनिधि 
1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, 

- - सदस्य 
बीई - 58, शालीमार बाग , दिल्ली 


( ग ) निदेशक ( कृषि विपणन ) या उनके द्वारा मनोनीत 
( नोमिनी ) 

- पदेन सदस्य 
( घ ) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 
i. श्री मीर मौहम्मद आमिन , 

- सदस्य 
निवासी पिन्जौरा शौफियान , 

जम्मु एवं कश्मीर 
2. श्री वमन टी. मोले , 

निवासी सिल्वर कासकेड कॉपरेटिव 
हाऊसिंग सोसायटी लि . , 
6 - 19 , सेनापति बापत मार्ग, दादर ( प. ) , 

मुम्बई - 400028 
( ङ ) विपणन समिति के सचिव . . पदेन सदस्य - सचिव 
( च ) कृषि विपणन सलाहकार , 

— सदस्य 
भारत सरकार के प्रतिनिधि 
( छ ) शेष सदस्य बाद में नामांकित किए जाएंगे । 

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आगे निर्देश करते है 
कि उक्त विपणन समिति के सदस्य अपना कार्यालय - प्रभार , सरकारी 
राजपत्र में उनके नाम प्रकाशित होने की तिथि से ग्रहण करेंगे । कथित 
अधिनियम की धारा 29 के प्रावधान के अंतर्गत वे पांच वर्ष तक 
अपने पद पर रहेंगे । 

उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सदस्य , को सहर्ष समिति का 
अध्यक्ष मनोनीत करते हैं । 


दिनांक 24 -3 - 2005 की अधिसूचना सं . 8/ 35/ 2003 -- डीएएम / 
एमआर/ 1235 एतद्द्वारा रद्द की जाती है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

कैलाश चन्द्र, विशेष सचिव (विकास ) 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
( Directorate of AgriculturalMarketing) 

NOTIFICATION 
____ Delhi , the 16th February, 2012 

No. 8( 36 )/ 2010- DAM/ MR/ 478 ......In exercise of the 
powers conferred by Section 27 of the Delhi Agricultural 
ProduceMarketing (Regulation ) Act, 1998 (DelhiAct No. 7 
of 1999), the Lt.Governor of National Capital Territory of 
Delhi, is pleased to nominate the following persons to be 
the members of the Agricultural Produce Marketing 
Committee,Marketof National Importance, Azadpur,Delhi, 
namely :- - 

(A ) TRADERS & COMMISSION AGENTS 
1. Sh . Surender Babu Budhiraja , - Member 

C -584 ,Gali No. 7 ,Majlish Park , 

Delhi- 33 
2 . Sh . Anil Malhotra , 

- ~- ~ Member 
1464 -1465, Punjabi Mohalla , 
SabziMandi, Delhi 


- 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


wwe 


- 


- 


( C) 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 6 के 
उपबन्धों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है जिसके 
लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 
संख्या फा . 9 ( 61 )/ 08/ भू. व भभू. अ./एआरटीएस ( द )/ 10982 
दिनांक 25 -11 - 2009 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता 
( दक्षिण ) , दिल्ली को उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए आदेश लेने 
के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण 
समाहर्ता ( दक्षिण ) , दिल्ली के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


क्षेत्र ( वर्ग मीटर ) 


गांव का नाम 

आलि 


कुल क्षेत्र 
421 .53 
वर्ग मीटर 


खसरा नं. 
15/1/2/1 


421 .53 


3. Sh.MahinderKumar , 

- Member 
B - 3, Panchwati,Azadpur,Delhi 
(B ) REPRESENTATIVE OF THE DELHI AGRI 

CULTURAL MARKETING BOARD 
I. Sh. Rajinder Kumar Sharma, - Member 
BE -58, Shalimar Bagh , Delhi 
THE DIRECTOR (AM ) 

----ex - officio 
or his nominee 

Member 
REPRESENTATIVE OFSTATES & UNION 

TERRITORIES 
1. Sh .Mir Mohammad Amin , ---Member 
____ R/ o Pinjora Shopian, J & K 
2. Sh. Vaman T. Moule , 

---Member 
R / o Silver Cascade Co - op . 
Hsg. Society Ltd., 6/19 , 
Senapati Bapat Marg , Dadar 
( W ), Mumbai - 400028 
THE SECRETARY OFTHE MARKETING 
COMMITTEE 

- - ex -officio 

Member Sccretary 
REPRESENTATIVE OF THE - Member 
AGRICULTURAL MARKETING 
ADVISOR ,GOVERNMENT 

OF INDIA 
(G ) Remaining members to be nominated later. 

The Lt. Governor of National Capital Territory of 
Delhi furtherdirects that themembers of the said Marketing 
Committee shall take charge of their office with effect from 
the date ofpublication of their names in the official Gazette. 
They shall hold office for five years as provided under 
Section 29 of the said Act. 

The Lt. Governor, in exercise of powers conferred by 
Section 28 of the said Act , is further pleased to nominate 
Sh .Rajinder Kumar Sharma, the member, as Chairman of 
the said Marketing Committee. 

The Notification No . 8 /35 /2003- DAM /MR / 1235 
dated the 24th March , 2005 is hereby superseded . 

By Order and in the Name of the Lt.Governor 

of the NationalCapital Territory ofDelhi, 
KAILASH CHANDRA , Special Secy. (Development) 

भूमि व भवन विभाग 
( भूमि अधिग्रहण शाखा ) 

अधिसूचना 

दिल्ली , 16 फरवरी, 2012 
सं. फा . 9( 61 )/ 08 / भू . व भ ./ भू. अ. / एमआरटीएस ( द. )/ 
15997 .. - जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक 
प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा आलि गांव में दिल्ली 
मेट्रो के केन्द्रीय सचिवालय - बदरपुर कोरिडोर के निर्माण हेतु भूमि 
प्राप्त किया जाना है । अत : इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण 
किया जाना है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव ( भू. व भ. ) 
LAND AND BUILDING DEPARTMENT 

(Land Acquisition Branch ) 

NOTIFICATION 
Delhi,the 16th February, 2012 
No. F. 9 ( 61 )/ 08/ L & B/ LA/ MRTS( S )/ 15997 .- - 
Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is 
required to be taken by Government at the public expense 
for a public purpose namely for construction of Central 
Secretariat- Badarpur Corridor of DelhiMRTS Project at 
Village Aali, New Delhi. It is hereby notified thatthe land in 
the locality described below is required for the above 
purpose, 

This declaration is made under the provisions of 
Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respectof 
the land notified u /s 4 of L . A . Act, 1894 vide Notification 
No. F. 9( 61) 08/ L & B/LA/ 10982/ MRTS( S ) dated the 25th 
November, 2009 to all whom, it may concern. Under the 
provisions of Section 7, of the saidAct,the Land Acquisition 
Collector (South ), Delhi is hereby directed to take orders 
for the acquisition of the said land . 

A plan of the land may be inspected at the office of 
the Land Acquisition Collector (South ), Delbi. 

SPECIFICATION 


Village 


Aali 


Total Area Khasra No. Area 
( Sq. Mtr.) 

( Sq. Mtr. ) 
421.53 15/1/2i1 
421.53 
By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of National Capital Territory ofDelhi, 
VINAY KUMAR , Addl. Secy . (L & B ) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controtler of Publications, Delhi- 110054. 


